( RAL 


R 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

29 माघ, 1936 ( श०) 
संख्या 93 राँची, बुधवार 

18 फरवरी , 2 0 15 ( ई० ) 


नगर विकास विभाग 


अधिसूचना 
13 फरवरी, 2 0 15 


संख्या-1/ स्था0 / श0 स्था0 नि0 / न0 वि0 - 13 5 / 20 14 - 49 9 .. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार 


तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0- 10 4 19 दिनांक 22 अक्टूबर , 2 0 14 द्वारा सेवा 


प्राप्त श्री राहुल जी आनंद जी , झा0प्र0से0 { (द्वितीय बैच , गृह जिला- बाँका, (बिहार ) } को कार्यपालक 


पदाधिकारी , गोड्डा नगर पंचायत , गोड्डा के रिक्त पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया 


जाता है । 


सरकार के राज्यपाल के आदेश से , 


राम नारायण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 93 – 50 । 


